निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 24 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 15 जुलाई 2013 


( संo पटना 563) 


ऊर्जा विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचनाएं 


29 जून 2013 


सं0 प्र01 / रा०स्था0 - 02 / 12 - 18 — श्री वीरेन्द्र कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता संप्रति मुख्य विद्युत 
निरीक्षक के तकनीकी सचिव, विद्युत निरीक्षणालय, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक विद्युत अधीक्षण 
अभियंता, विद्युत कार्य अंचल पटना के प्रभार में रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


शम्भु नाथ मिश्र , 


सरकार के अपर सचिव । 


29 जून 2013 


सं0 प्र01 / रा०स्था0 - 02 / 12 - 19 — श्री अमर नाथ महतो, विद्युत निरीक्षक , विद्युत निरीक्षणालय, पटना को 
अगले आदेश तक विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


शम्भु नाथ मिश्र, 


सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 जुलाई 2013 

29 जून 2013 


सं0 प्र01 / रा०स्था0 - 02 / 12- 20 — श्री सुवीर कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, 
मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक विद्युत निरीक्षक , विद्युत निरीक्षणालय, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
इसके अतिरिक्त श्री कुमार वरीय विद्युत निरीक्षक , विद्युत निरीक्षणालय, पटना के प्रभार में रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


शम्भु नाथ मिश्र , 


सरकार के अपर सचिव । 


29 जून 2013 


सं0 प्र01 / रा०स्थाo - 02 / 12 - 21 - श्री असीम कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल , पटना 
को अगले आदेश तक विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । इसके अतिरिक्त श्री कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, भागलपुर के प्रभार में रहेंगे । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


शम्भु नाथ मिश्र, 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 563 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


